निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 142 ) 


2 वैशाख 1931 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 22 अप्रील 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2009 
सं० 2स्था० - 17/08 -313वि०स० — श्री नसीम अख्तर , प्रशाखा पदाधिकारी , उर्दू शाखा , बिहार विधान सभा 
सचिवालय , जो वेतनमान 6,500 - 200 - 10 ,500/ - रू० में प्रतिमाह 9,100/ - रू० वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम - 227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 14.10. 2008 एवं 11.11. 2008 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है । 

आदेश से , 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 142- 571+ 5-डी0टी0पी0 । 


